रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L. - 33004/ 99 


iv... 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY ! 


There 


all 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II --- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) • " 
PART II. - Section 3 - Sub -section (iije 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. .. - . 


%3 - - 


सं . 738 ] 
No. 738 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 16 , 2002 / श्रावण 25 , 1924 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16 , 2002/SRAVANA 25, 1924 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली. 16 अगस्त, 2002 
का . आ . 877 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 639, तारीख 10 फरवरी, 1969 का, उन बातों 
के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया गया है या करने से लोप किया गया है , अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से , 
भारतीय कपास ( पूर्णतः दबी हुई, अर्द्ध दबी हुई या खुली ) में अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को , जब वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से तीस दिन या उसके पश्चात् की जाती हैं , अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 15 के प्रवर्तन से, संपूर्ण भारत में , 
छूट देती है । 

[ फा० सं० 16 / 4/ आई टी / 2000 ] 
कल्याण रायपुरिया , ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August, 2002 
S . 0 . 877 ( E ).---- In exercisc of the powers conferred by Scction 27 of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 
1952 ( 74 of 1952 ) and in supcrsession ofthe notification of the Government of India in the Ministry of Commerce number 
S . O . 639 dated the 1 ()th February, 1969 cxcept as respects things done or omitted to be doncbefore such supersession, the 
Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission , hercby cxempls all non - transferable spccific 
delivery contracts in Indian cotton {full pressed , nalt pressed or loose) from the operation of Section 15 read with Sub 
Section ( 3 ) of Section 18 of the said Act , in the whole of India entered on or after thirty days from the date of publication 
of this notification 

[ F. No. 16/4/IT/ 2000]] 
KALYAN RAIPURIA . Sr Economu . Adviser 


2509 GI. 2002 


( 1 ) . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)] 


- 


-- - - 


- 


. 


- . 


- 


.. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2002 
का . आ . 8 / 8 ( अ ). --- केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 352, तारीख 27 जनवरी, 1966 और का . आ . 353 , 
तारीख 27 जनवरी , 1966 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया गया है या करने से लोप किया गया है , 
अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से, कच्ची जूट ( जिसके अंतर्गत मेस्ता भी है ) और जूट के माल ( हेसिम और सेकिंग वस्त्र या थैले या दोनी, दुतई 
या सूत या दोनों, जिन्हें किसीमिल द्वारा या किसी अन्य विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया गया हो, चाहे वे किसी भी प्रकृति की जूट से बनाए गए हों ) में 
अनंतरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को , जब वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन या उसके पश्चात् की जाती हैं , अधिनियम 
की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 15 के प्रवर्तन से , संपूर्ण भारत में , छूट देती है । 

[ फा० सं० 16 / 3/ आई टी/ 2001 ( 1 ) ] 

कल्याण रायपुरिया, ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार 
NOTIFICATION 

New Delhi , thic 16th August, 2002 
S .O . 878 (E ).- -- In exercise ofthe powers conferred by Section 27 of thc Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 
(74 of 1952), ard in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce 
numbers $ . D . 332 dated thc 27th January , 1966 and S .O . 353 dated the 27th January , 1966 , except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the CentralGovernment, in consultation with the Forward Markets Commis 
sion, hereby excmpts all non -transferable specific delivery contracts in raw jute (includingmesta ) and jute goods (hessian 
and sacking cloth or bags or both , twines or yams or both , manufactured by any of the mills or any other manufactures of 
whatever nature made from jute) from the operation of Section 15 read with Sub - section (3 ) of Section 18 of the said Act, in 
the whole of India entered on or afler thirty days from the date of publication of this notification . 

[ F. No. 16/3/IT / 2001(1) 
KALYAN RAIPURIA , Sr. Economic Adviser 


वस्तु 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2002 
का . आ . 879 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय और क्रय के लिए अग्रिम संविदाओं पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय -समय पर जारी उक्त अनुसूची में वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा पाबंदी लगाई गई है । 

अत:, अन, केन्द्रीय सरकार, अग्निम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और उक्त अनुसूची में वर्णित अधिसूचनाओं को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया गया है या 
करने से लोप किया गया है, अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से और व्यापार के हित में , अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं को , इस अधिसूचना के 
गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, धारा 17 के प्रवर्तन से संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में , छूट देती है । 

अनुसूची 
पूर्ववर्ती अधिसूचना 

तारीख 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
तारामीरा बीज का . आ . 3833 

5 - 11 - 64 
तारामीरा बीज तेल ( इसके अंतर्गत सोहन तेल ) का. आ . 3141 

6 - 9 - 68 
और जम्बा तेल भी ) 
मोउरा बीज ( पहुआ श्रीज ) का . आ . 475 ( अ ) 

5 - 7 - 72 
मोउरा तेल ( महुआ रेल ) का. आ. 475 ( अ ) 

5 - 7 -72 
अरण्डी का तेल का . आ . 242 ( अ ) 

25 --1 - 55 
वनस्पति का. आ . 102 ( अ ) 

7 -1 30 
नीम का बीज का . ला. 17 ( अ ) 

19 - 3 - 74 
नीम का तेल का . आ . 174 ( अ ) 

19 - 3 - 74 
करअना का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 7 - 75 


- 


-- 


___ - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत । इम्जपत्र 


अप 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


- 


( 1 ) 
करजना तेल का. आ . 64 ( अ ) . 

1 - 2 - 75 
साल का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
साल का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
खाकन का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
खाकन का तेल का. आ . 64( अ ) 

1 - 2 - 75 
कोकुम का बीज का . आ . 64( अ ) 

1 - 2 - 75 
कोकुम का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नाहोर का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नाहोर का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
अंडी का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
अंडी का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तरबूज का बीज 

आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तरबूज का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तम्बाकू का बीज का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तम्बाकू के बीज का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नीगेर का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नीगेर का तेल का . आ . 64( अ ) 

1 - 2 - 75 
तारामीरा के बीज की खली का . आ . 1090 

31 - 3 - 65 

[ फा० सं० 16/3/ आई टी /2001 (2 ) ] 

कल्याण रायपुरिया, ज्येष्ट आर्थिक सलाहकार 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August, 2002 
S .O . 879 (E ). - Whereas forward contracts for sale and purchase of the commodities specified in the Schedule 
annexed herewith have been banned by the Central Government, in the whole of India or part thereof, in exercise of the 
powers conferred by Section 17 of the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 (74 of 1952 ) vide notification mentioned in 
the said Schedule, issued by the CentralGovernment from time to time. --- 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952, 
and in supersession of the notifications,mentioned in the said Schedule , except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession , the CentralGovernment, in -consultation with the Forward Markets Commission and in the 
interest of trade, hereby exempts all commodities, specified in the Schedule from the operation of Section 17 , in the whole 
of India or part thereofwith effect from the date of publication of this notification in the OfficialGazette . 


SCHEDULE 
Earlier Notification 


Commodity 


Date 


S. O . 3833 
S. O . 3141 


( 3 ) 
5.11. 64 
6.9.68 


S.0. 475( E) 


5.7.72 


Taramiraseed . . 
Taramiraseed oil 
( including Sohan oil and 
Jamba oil) 
Mowraseed 
( Mahuaseed ) 
Mowraseed oil 
(Mahuaseed oil) 
Castrol oil 
Vanaspati 
Neemseed 


S. 0 . 475( E ) 


5. 7.72 


S. 0 .242 
S. O . 102 
S. O. 174( E ) 


25.1.55 
7. 1.60 
19. 3.74 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - = 


= 


- 


- - 


- . -- 


- 


- - - -- . . - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - -- -- - - -- - - 
( 1 ) 


Ncemsced oil 
Karanja 
Karanja Oul 
Salseed 
Sal Oil 
Khakansecd 
Khakan Oil 
Kokum secd 
Kokum Oil, 
Nahor seed 
Nahor Oil 
Undisced 
Undi oil 
Waterrmclonseed 
Watermelon oil 
Tobacco seed 
Tobaccoseed oil 
Niger secd 
Niger oil 
Taranurasced oil cake 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART II _ SEc 3(ii)] 
-- - - - - - - - - - - - -- 
( 2 ) 

( 3 ) 
S. O . 174( E ) 

19. 3.74 
S. 0. 64( E) 

12. 75 
S. 0 . 64( E ) 

1. 2. 75 
S. 0 . 64( E) 

1. 2. 75 
S. 0 . 64( E ) 

1. 2. 75 
S. 0 . 64 ( E) 

1.2. 75 
S. 0 . 64 ( E ) 

1. 2. 75 
S. O . 64 ( E ) 

1.275 
S. 0 . 64( E ) 

1. 2. 75 
S. O. 64( E) 

1. 2. 75 
S. O . 64( E) 

12. 75 
S. O. 646E ) 

1. 2.75 
SO. 64( E ) 

12. 75 
S. 0 . 64( E) 

12. 75 
S. 0 . 64 ( E) 

12. 75 
S . O . 64 ( E) 

1. 2.75 
S. 0 . 64( E) 

12. 75 
S. 0 64( E) 

1.2. 75 
S. 0 . 64( E ) 

1. 2. 75 
S. O . 1090 

31. 3. 65 

[ E No . 16/3/IT/ 2001(2)] 
KALYAN RAIPURIA , Sr. Economic Adviser 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2002 


का . आ . 880 ( अ ).-- केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 18 की उपधारा ( 30 ) 
के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय और क्रय के लिए अग्रिम 
संविदाओं पर , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी उक्त अनुसूची में वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा पाबंदी लगाई गई है । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, और उक्त अनुसूची में वर्णित अधिसूचनाओं को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया गया है या 
करने से लोप किया गया है, अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से और व्यापार के हित में , अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं को , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से , धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 17 के प्रवर्तन से संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में , छट 
देती है । 


अनुसूची 


वस्तु 


पूर्ववर्ती अधिसूचन 


तारीख 


सरमों का बीज 


का. आ . 3831 


5 - 11 - 64 


रेपसीड या तोरिया 


का . आ . 3837 


5 - 11 - 64 


सरसों का तेल 


का . आ . 242 


25 -- 1 - 55 


रेपसीड तेन 


का . आ . 242 


25 - 1 -- 55 


बिनौले का तेल 


का . आ . 242 


25 - 1 - 55 


चापल - ब्रान 


का. आ . 64 ( अ ) 


1 - 2 -75 


चावल- खान सेल 


का . आ. 


( अ ) 


1 - 2 - 75 


मानापरली माटेस्ट 


फा . . 54 ( अ ) 


1 - 2 - 75 


नमुखी का बीज 


का . आ , 64 ( अ ) 


7 -- 2 - 75 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


_ 


. 


- 


- - - - -- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


[ भाग || – खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


अरण्डी का तेल 


का . आ . 242 


25 - 1 -55 


तिल की खली 


का . आ . 1904 


1 - 6 - 64 


सरसों की खली 


का आ 1904 


1 -6 - 64 


रेपसीड की खली 


का . आ . 1904 


1 - 6 - 64 


बिनौले की खली 


का . आ . 1904 


1 - 6 - 64 


[ फा० सं० 16/ 3/ आई टी / 2001 ( 3 ) ] 

कल्याण रायपुरिया, ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August, 2002 
S . O . 880 ( E ). — Whereas forward contracts for sale and purchase of the commodities , specified in the Schedule 
annexed hcrewith , have been banned by the Central Government, in the whole of India or part thereof, in cxercise of the 
powers conferred by Section 17 read with Sub - scction ( 3 ) of Section 18 of the Forward Contracts-(Regulation ) Act, 1952 (74 
of 1952 ) vide notifications,mentioned in the said Schedule , issued by thc CentralGovernment from time to time. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts ( Regulation ) Act, 1952 , 
and in supcrsession of the notifications, mentioned in the said Schedule, except as respects things done or omitted to be 
donc before such supersession, the CentralGovernment, in consultation with the Forward Markets Commission and in the 
interest of trade, hereby exemptsall commoditics, specificd in the Schedule, fromthe operation of Scction17read with Sub 
section ( 3 ) of Scction 18 in the whole of India, with effect fromthe date of publication of this notificationinthe Official 
Gaz.ctte. 

SCHEDULE 
Cammodity 

Earlier Notification 

Date 
Mustard seed 

S. O 3831 

511.64 
Rapesced or Toria 

S . O . 3831 

51164 
Mustardseed Oil 

S.O242 

25. 1. 55 
Rapeseed Oil 

S . O . 242 

25. 1 . 55 
Cottonsced Oil 

S.0242 

25155 
Ricc -Bran 

S0. 64 ( E) 

1275 
Rico -Bran Oil 

S. O . 64 ( E) 

1. 2. 75 
Sunflowersccd 

S. 0 64( E ) 

1. 2. 75 
Sunflower Oil 

S. 0 . 64 ( E ) 

12. 75 
(Castor Oil 

SO247 

25155 
Sesamum Oil cike 

SO. 1904 

16. 64 
Mustardesced Oil cake 

S . O . 1904 

1. 6.64 
Rapesced Oil cakc 

S. O . 1904 

1.664 
Cottonseed Oil cake 

S.O1404 

1664 


[ F No. 16/3/IT/2001(3)] 
KALYAN RAIPURIA , Sr. Economic Adviser 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2002 
का . आ . 881( अ ). - केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) 
के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विक्रय और क्रय के हि 
संविधाओं पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी उक्त अनुसूची में वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा पाबंदी लगाई गई है । 
___ अत :, अब, केन्द्रीय सरकार , अग्रिम संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

वणित अधिसूचनाओं को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या 
करने में लोप किया गया है , अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से और प्यापार के हित में , अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं को , इस अधिसूचना के 
गमपत्र में प्रकाशित होने की तारीख मे, भाग 19 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 17 के पपर्तन से पंपूर्ण भारत में या उसके मिर्गा माम, एट 
देती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I] -- SEC. 3(ii )] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


. 


वस्तु 


अनुसूची 
पूर्ववर्ती अधिसूचना 

सारीख 
तारामीरा बीज का . आ . 3833 

5 - 11 - 64 
मोउरा बीज ( महुआ बीज ) का . आ . 475 ( अ ) 

5 - 7 - 72 
वनस्पति और वनस्पति तेल उत्पाद का . आ . 102 ( अ ) 

7 - 1 - 60 
मोउरा तेल ( महुआ तेल ) . का. आ . 475 ( अ ) 

5 - 7 - 72 
निबौरी का तेल का . आ . 174 ( अ ) 

19- 3 - 74 
नीम का तेल का. आ . 174 ( अ ) 

19 - 3 - 74 
करजना का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
करजना तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
कुसुम का बीच का. आ . 64( अ ) 

1 - 2-75 
कुसुम का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1- 2-75 
साल का बीजर का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 -75 
साल का तेल का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
खाकन का बीज का . आ . 64( अ ) 

1 - 2 - 75 
खांकन का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
कोकुम का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
कोकुम का तेल . का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नाहोर का तेल का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
अंडी का बीज का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2- 75 
अंडी का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2- 75 
तरबूज का बीज का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तरबूज का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 -2 - 75 
तम्बाकू का बीज का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
तम्बाकू के बीज का तेल का . आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नीगेर का बीज का. आ . 64 ( अ ) 

1 - 2 - 75 
नीगेर का तेल का. आ . 64( अ ) 

1 - 2 - 75 
तारामीरा बीज की खली का . आ . 1090 

31 -3 -65 
सीलेरीसीड का . आ . 1090( अ ) 

31 - 3 - 65 

[ फा. सं . 16/ 3 / आईटी/ 2001 ( 4 ) ] 

कल्याण रायपुरिया , जयेष्ठ आर्थिक सलाहकार 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August , 2002 
S. O . 581 (E ). - - Whereas forward contracts for sale and purchase of the commodities, specified in the Schedule 
annexed herewith , have been banned by the CentralGovernment, in the wholc of India or parų thereof, in exercise of the 
powers conferred by Section 17 read with sub- section (3 ) of Section 18 of the Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 (74 
of 1952 ) vide notifications, menticned in.the Schedule, issued by the Central Government fromtime to time . 

Now , therefore , in exercise of the powers confused by section 27 ofthe Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952, 
and in supersession of the notifications,mentioned in the said Schedulc , cxccpt as respects things donc or omitted to be 
done before such supersession , the Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission and in the 
interest of trade , hereby exempts all commodities specified in the Schedule, from the operation of Section 17 read with sub 
wirion ( 3 ) of Section 18 in the whole of India , with effect from the date of publication of this notification in the Official 
Guzet 


मत 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii) ] 


भारत का सपपत्र . असाधारना 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Commodity 


Earlier Notification 


Date 


S. O . 3833 
S. 0. 475 ( E) 


5.11.64 
5.7.72 


Taramiraseod 
Mowtaseed 
(Mahuascca ) 
Vanaspati & Vanaspati Oil 
Products 


S. O . 102 


7.11.60 


S. 0. 475 


5. 7.72 


Mowraseed Oil 
(Mahuaseed Oil) 


Neemseed Oil 
Neem Oil 
Karanja 
Karanja Oil 
Kusumseed 
Kusum Oil 
Salsccd 
SalOil 
Khakansecd 
Khakan Oil 
Kokum seed 
Kokum Oil 
Nahor seed 
Nahor Oil 
Undiseed 
UndiOil 
Watrcrmclonseed 
Watermclon Oil 
Tobacco sccd 
Tobaccoseed Oil 
Niger seed 
Niger Oil 
Taramirasced Oilcake Celcryseed 


7. 0. 174 ( E) 
5. 0. 174 ( E) 
5. 0 . 64 ( E ) 
5. 0 . 64 ( E ) 
5. 0. 64 ( E ) 
5. 0 . 64 ( E) 
30. 64 ( E) 
50. 64 ( E) 
5. 0. 64 ( E) 
50. 64 ( E ) 
5. 0. 64 ( E ) 
5. 0. 64 ( E ) 
S. O. 64 ( E) 
SO 64 (E ) 
S. 0. 64 ( E) 
S. O . 64 ( E) 
S. 0. 64 ( E) 
S. 0. 64 ( E ) 
S.O. 64 ( E) 
S.064 ( E) 
S. 0. 64 ( E) 
S. 0 .64 ( E ) 
S. O . 1090 ( E ) 


19. 3.74 
19.3.74 
1. 2.75 
1.2. 75 
1. 2. 75 
12.75 
1 .2. 75 
1. 2. 75 
1.275 
1. 2. 75 
12. 75 
1. 2. 75 
1. 2. 75 
1.2. 75 
1. 2.75 
1. 2. 75 
1. 2. 75 
1. 2. 75 
1. 2. 75 
1.2.75 
12. 75 
1. 2. 75 
31. 3. 65 


[F. No. 16/3/IT/ 2001 (4)] 
KALYAN RAIPURIA , Sr. Economic Adviser 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 अगस्त , 2002 
का . आ . 882( अ ). - केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रिम संषिदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित अधिसूचमाओं को , उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण 
से पूर्वकिया गया है या करने से लोप किया गया है, अग्रिम विपणन आयोग के परामर्श से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी वस्तुओं में सभी अमन्तरणीय 
विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को , अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से , अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 15 
के प्रवर्तन से , संपूर्ण भारत में , छूट देती है । 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEc. 3( ii)] 


- - 


- 


-- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वस्तु 


अनुसूची 
पूर्ववर्ती अधिसूचना 

तारीख 
मूंगफली का . आ . 3531 

3 - 10 - 64 
मूंगफली का तेल का . आ . 3531 

3 - 10 - 64 
की का बीज का आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
कर्डी के बीज का तेल का . आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
तिल (तिल या जिलजिली ) का . आ. 551 ( अ ) 

16 -8 - 72 
तिल का तेल का . आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
कोपरा का. आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
नारियल का तेल का . आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
बिनौला का. आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 
कस्टरसीड का . आ . 551 ( अ ) 

16 - 8 - 72 

[ फा . सं . 16/ 3/ आईटी/2001( 5 ) ] 

कल्याण रायपुरिया , ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th August, 2002 
S . O . 882( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 27 ofthc Forward Contracts (Regulation ) Act, 1952 
( 74 of 1952 ), and in supersession of the notifications, mentioned in the Schedule annexed herewith, except as respects 
things done or omitted to be done before such supersession , the CentralGovernment, in consultation with the Forward 
Markets Commission , hereby cxcmpts all non - transferable specific delivery contracts in all commodities specified in the 
Schedule , in the whole of India , from the operation of Section 15 rcad with Sub- scction (3) of Section 18 ofthe said Act ,with 
effect from the date ofpublication of this notification in the Official Gazette . 

SCHEDULE 


Datc 


Commodity 
Groundnut 
Groundnut oil 
Kardişeed 
Kardisced Oil 
Sesamum ( Til dr Jiljilli ) 
Sesamum Oil 
Copra 
Coconut Oil 
Cottonseed 


Earlier Notification 
SO. 3531 
S. 0 . 3531 
S.O . 551( E) 
S.0 .551( E) 
S. 0 . 551( E) 
S. O. 551( E) 
S. 0. 551( E ) 
S. 0. 551 ( E ) 
S. 0. 551( E) 
S.0.551( E) 


3. 10 . 64 
3. 10.64 
16.8. 72 
16. 8. 72 
168. 72 
16.8. 72 
16.8.72 
168. 72 


16. 8.72 
168. 72 


Castorsced 


[ E. NO 16/.5/ 11 / 2001 ( 9 )] 
KALYAN RAIPURIA , Sr. Economic Adviser 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Printed by the Manager, Govt of India l rces , R Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

_ And Published by the Controller of Publicntions , Delhi- 110054 


